Supplement - II 


सत्यमेव जयते 


GOVEDOVANA 


Haryana bu 

Government 

rnment Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 3-2019 ] 


CHANDIGARH, TUESDAY , JANUARY 15, 2019 ( PAUSA 25 , 1940 SAKA ) 

General Review 


वर्ष 2016-17 की कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा । 

दिनांक 8 जनवरी , 2019 
क्रमांक टी ० ए / 16 / प्रशासनिक रिपोर्ट / 2017-18 / तालमेल / 587.- कौशल विकास 

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग 
हरियाणा द्वारा राज्य में निपुण कारीगर उपलब्ध करवाने के लिए 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं । 
प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण स्तर ऊंचा करने के लिए विभाग हर सम्भव प्रयास कर रहा है फिर भी यह महसूस किया गया है 
कि अभी इस क्षेत्र में और सुधार की गुंजाईश है । 

प्रशिक्षण स्तर में सुधार लाने तथा कुशल कारीगरों की मांग एवं पूर्ति में तारतम्य हेतू एक तरफ उद्योग और विभाग तथा 
दूसरी तरफ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा औद्योगिक ईकाइयों में तालमेल की स्थापना करनी आवश्यक है । हमें इस क्षेत्र में 
उद्योगों की सहायता तथा सहयोग प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयत्न करने हैं इसलिए प्रशिक्षण संस्थानों तथा उद्योगों में 
लगातार प्रभावी व्यवस्था को नियमित तथा स्थाई तौर पर स्थापित करना आवश्यक है । यह सच है कि हमारे प्रशिक्षण संस्थानों 
में प्रशिक्षण के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं , परन्तु प्रशिक्षणार्थियों में आत्मविश्वास जागृत करने तथा उद्योगों में प्रचलित 
माहौल और काम काज की व्यवस्था से प्रशिक्षणार्थियों को अवगत करवाने के लिए उद्योगों में प्रशिक्षण दिलवाने के प्रयास किए 
जाएंगे । इसके लिए महानिदेशक प्रशिक्षण भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार दोहरी प्रणाली के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया 
जाएगा और इस पहलू का सख्ती से पालन किया जाएगा । तेजी से बदलती उद्योगों की मांग अनुसार व्यवसायों के पाठ्यक्रम 
में संशोधन किया जा रहा है । व्यावसायिक प्रशिक्षण को निरन्तर बदलती नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना 
है । 

प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिलवाने की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है इसलिए प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन देने एवं उनके 
ज्ञान में वृद्धि करने हेतू राज्य में शिक्षकों के लिए निरन्तर क्रम में अभिविन्यास प्रशिक्षणों ( Orientation Training ) का आयोजन 
किया जाएगा । 

हरियाणा कौशल विकास मिशन कौशल प्रयासों में सुढता एवं समन्वय लाते हुए गति एवं मानकों सहित निर्णय प्रणाली 
को तीव्र करेगा । हरियाणा कौशल विकास मिशन प्रशिक्षुओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण 
प्रदाताओं के चयन के लिए चरणों में यथोचित प्रक्रिया अपनाएगा । 

मेरा यह विश्वास है कि उपरोक्त सुझावों को कार्यान्वित करने से विभाग अपने प्रशिक्षण के स्तर और उसकी गुणवत्ता 
में काफी सुधार ला सकेगा । 

( हस्ता ०) ००० , 
अतिरिक्त मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार , 
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग । 


8495 - C.S . H.G.P.. Pkl. 


( 4 ) 


